HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), JAN. 1 , 2020 (PAUS . 11, 1941 SAKA) 


भाग- III 
हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 
संख्या का आ ० 1 / ह ० अ ० 11 / 1994 / धा ० 45 क / 2020.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 (1994 का 11) की 
धारा 45 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी 
विभाग, हरियाणा, द्वारा जारी तथा समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या Admn./368/ISIT 5627 , दिनांक 6 
सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित संचार तथा संयोजन अवसंरचना नीति को अंगीकृत करते हैं । 

आगे, सभी जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी इस निमित आवेदनों को प्राप्त करने तथा प्रक्रिया में लाने हेतू 
अपने - अपने जिलों के लिए नोडल अधिकारी होंगे । 


सुधीर राजपाल , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
विकास तथा पंचायत विभाग । 


2 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JAN . 1 , 2020 (PAUS. 11 , 1941 SAKA ) 


[ Authorised English Translation 


HARYANA GOVERNMENT 


DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 


Notification 

The 1st January , 2020 
No. S.O. 1/H.A . 11 / 1994 /S . 45A / 2020.— In exercise of the powers conferred by section 45A of the Haryana 
Panchayati Raj Act, 1994 , ( 11 of 1994 ), the Governor ofHaryana hereby adopts the Communication and Connectivity 
Infrastructure Policy issued by the Electronics and Information Technology Department, Haryana notified vide 
Notification No. Admn./368/ISIT/5627 , dated the 6th September, 2017 as amended from time to time. 

Further, all the District Development and Panchayats Officers shall be the Nodal Officers for their respective 
districts to receive and process the applications in this behalf . 


SUDHIR RAJPAL , 
Principal Secretary to Government, Haryana, 
Development and Panchayats Department. 


57609 — L.R. - H.G.P ., Chd . 


